रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


+ 
14 


+ 


. 


, 


P 


-TAM 


. 


ER 


. 
. 


. 


Hi 


PAN 


.. 


. 
" 


. 


. 
. 


. 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 14 , 2016 / फाल्गुन 24 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY , MARCH 14 , 2016 /PHALGUNA 24, 1937 


सं . 631 ] 


No. 631 ] 


NEW DELI 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 14 मार्च, 2016 


का . आ . 1082 (अ). - केन्दीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो 
जाने के पश्चात् कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के कि . मी . 143. 000 से 
कि . मी . 304.000 तक के भूखण्ड का निर्माण ( चौड़ा करने / दो लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के 
लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है , जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 


कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर 
आक्षेप कर सकेगा । 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त संयुक्त कलेक्टर, प्रकाशम जिला, ओंगल, को लिखित 
रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत 
रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा 

दि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को 
अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 


होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू -रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


1255 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


81 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 565 के कि . मी . 143. 000 से कि . मी . 304. 000 तक के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्र . सं . | जिले का नाम | मंडल का नाम गांव का नाम । सर्वेक्षण सं . - भूमि का प्रकार भूमि की वर्गमीटर में 

प्रकृति क्षेत्रफल 
प्रकाशमतरलुपाडु | कलुजुव्वलपडु 213/ 2 

निजी 

शुष्क 
206/1बी निजी 

शुष्क 

283 
206/ 2बी निजी 

शुष्क 

931 
345/ 1ए निजी शुष्क 

41 
344/ 3 सरकारी पोरम्बोकु 

4817 
मरकापुर मरकापुर 205/ बी - 1 सरकारी पोरम्बोके 

648 
206/ ए- 1 

सरकारी पोरम्बोके 527 
963/ 2 सरकारी पोरम्बोके 

202 
1011/ 5 सरकारी पोरम्बोके 

41 
1142ए - 2 सरकारी पोरम्बोके 

324 

1422 - 1 सरकारी - पोरम्बोके 
12 

ईदुपुर 959/ बी - 2 सरकारी 

284 
[ फा . सं . आरडब्ल्यू / एनएच - 37014/ 06/ 2014/ एनएचडीपी- 4ए ] 


10 


11 


81 


चेरुवु 


माया प्रकाश , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th March, 2016 


S . O . 1082( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3A of National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to be the said Act), the Central Government, after 
being satisfied that for the public purpose the lands, the brief description of which are given in the Schedule 
below , are required for building (widening/two laning with paved shoulders etc .) maintenance , management 
and operation of National Highway No. 565 in the stretch between Km 143. 00 to 304 .00 in District 
Prakasham in the State of Andhra Pradesh , hereby declares its intention to acquire such lands . 


Any person interested in the said land , may , within twenty one days from the date of publication of 
this notification , raise objection to the use of the land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1 ) of 
section 3C of the said Act . 


Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely, the Additional Joint 
Collector, Prakasham District, Ongole , in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent 
Authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner and 
may , after hearing of such objection and after making such further inquiry , if any, as the Competent Authority 
thinks necessary , by order either allow or disallow the objections. 


Any order made by the Competent Authority under sub - section (2 ) of the section 3C of the said Act 
shall be final; 


The land plans and other details of lands covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Dry 


931 


Brief description of the land to be acquired within the stretch of land in between Km143. 000 to Km 304 .000 of 

the National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh . 
Name of 

Type 

Survey 
Name of the 

Nature of 
S. No. Name of the Village 

of 

Area in Sq.mts 
the District Mandal 

No . 

Land 
Land 
213/ 2 | Private Dry 

81 
206/ 1B | Private 

Dry 

283 
Tarlupadu Kalujuvvalapadu 206/2B | Private 
345 /1A | Private Dry 

41 
344 / 3 | Govt. | Poramboku 4817 
205 / B - 1 Govt | Poramboke 

648 
Prakasam 

206/ A - 1 | Govt | Poramboke 

527 
963/ 2 Govt Poramboke 

202 
Markapur 
Markapur ___ 1011/ 5 | Govt | Poramboke 

41 
10 

1142A- 2 Govt. | Poramboke 

324 
1422- 1 Govt. | Poramboke 

81 
12 

Idupur 

959/ B - 2 || Govt. | Cheruvu 

284 


11 


[ F. No . RW/ NH- 37014/ 06/ 2014 / NHDP-IVA] 

MAYA PRAKASH , Director 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016 
का . आ . 1083( अ). — केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के तहत जारी की गई और भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1179 ( अ ) दिनांक 05 .05. 2015, का . आ 2036 ( अ ) 
दिनांक: 22.07. 2015 और का . आ . 2969 दिनांक 30. 10. 2015 जो भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, खंड 3, 
उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 565 के किमी 
143/ 000 से किमी 304/000 तक के भूखंड के निर्माण ( चौड़ीकरण / पेब्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाया जाना आदि), 
अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप -धारा ( 3) के तहत 29. 06. 2015 के 
इंगलिश दैनिक “ द हिन्दू " में तथा 28. 06. 2015 के तेलुगु दैनिक “ साक्षी " में , 16. 08 . 2015 के इंग्लिश दैनिक " द 
हिन्दू " में , 16 .08. 2015 के तेलुगु दैनिक “ आंध्र ज्योति " में , 10 . 11. 2015 के इंग्लिश दैनिक “ द हंस इंडिया में तथा 
11. 11. 2015 के तेलुगु दैनिक “ आंध्र ज्योति " में प्रकाशित किया गया है । 

और जबकि , प्राप्त आपत्तियों पर सक्षम प्राधिकारी द्ववारा विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत कर दिया 
गया है । 

___ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(घ ) की उपधारा (1) के अनुसरण में , केंद्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

अतः अब , केंद्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए । 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


LO 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 565 के किमी 143.000 से किमी 304. 000 तक के लिए अर्जन की जाने 

__ वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्र . सं . | जिले का | मंडल का गांव का नाम | सर्वेक्षण सं . | भूमि का | भूमि की वर्गमीटर में भस्वामी का नाम 
नाम नाम 

प्रकार | प्रकृति । क्षेत्रफल 
206/ 1बी निजी 

शुष्क 3076 1. एडिगा बकैया, पुत्र श्री 

चिन्ना मलकोंदैया . 
2 . नंबुला चिन्ना कौंदैया , 

पुत्र श्री पेदन्ना और अन्य 
206/ 2बी निजी शुष्क 3723 1.तिरुवयीपति 

चक्रपाणि , पुत्र श्री 

रंगास्वामी 
207/ 1बी निजी 

शुष्क 1133 | 1 . लक्की सेट्टी पेड्डा 

श्रीरमुलू पुत्र श्री बुज्जी 
2. लक्की सेट्टी वेलुगोंद्रयुडु 
पुत्र श्री वेलुगोंदैया और 

अन्य 
207/ 2बी निजी शुष्क 2105 बूरगला पिचैया पुत्र श्री 

कोंदैया 
345/ 1ए निजी शुष्क | 2550 नली इश्वरम्मा , पत्नी श्री 

बालैया 
345/ 2ए | निजी | शुष्क | 566 ली इश्वरम्मा , पत्नी श्री 

बालैया 
344/ 3 सरकारी | पोरम्बोकु | 7810 सरकारी भूमि ( ग्रेजिंग 

पोरम्बोके ) 
87/ 3 

सरकारी | शुष्क 647 1. लिंगला वेंकटेश्वरलु 
( डी .के.पट्टा) 

पुत्र श्री वेंकटैया 
87/ 4 

सरकारी । शुष्क 3724 | 1. चंदलूरी नरसम्मा , 
( डी . के . पट्टा ) 

पत्नी श्री वेंकट सुब्बैया 
110/ 1बी निजी 

शुष्क 1578 

मूदमंचू काटम राजू पुत्र 

श्री लक्ष्मैया 
110 / 8बी निजी 

शुष्क 2023 | गायम वेंकट कोटि रेड्डि 

पुत्र श्री वेंकट रेड्डि 
111/1ए | निजी शुष्क 

3157 

मेकल कृष्णैया पुत्र श्री 

वेंकटैया 
13 

114 /1बी निजी 

3683 1. मेकला कृष्णैया , पुत्र 

श्री वेंकटैया 
2. उम्मारेड्डि सुब्बम्मा , 
पत्नी श्री वेलुगोंदैया 
3. दोंता सीतम्मा , पत्नी 
श्री वेंकट सुब्बैया 


प्रकाशम 


तरलुपाडु 


कलुजुव्वलपडु 


10 


शुष्क 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कोनकनमितला 


कनिगिरि 


केकेमित्ला 


केकेमित्ला 


337/5 असाइनमेंट | शुष्क 

मुदलापट्टि वेंकैया , पत्नी 

श्री चिन्ना वेंकटैया 
337/ 6 सरकारी सड़क 

| 405 | रोड पोरम्बोके 
337/ 7 असाइनमेंट | शुष्क 

2874 

बूरागला मस्तनम्मा , पत्नी 

श्री वेंकटेश्वरलु 
मरिपलेम 27/29 निजी शुष्क 1255 बोरिगोरला रोसैया पुत्र 

श्री बालैया 
चल्लागिरिगिल्ला 55 / 1 - 2 निजी शुष्क 607 पतचावा रमैया पुत्र श्री 

सुब्बैया और अन्य 
116/ 2 ग्रामकांतम | शुष्क 

| 121 

1 . कदियम कोंदैया , पुत्र 
श्री चिना वेंकटेश्वरलु 
2. कदियम रामनैया पुत्र 
श्री चिना वेंकटैया 
3. कदियम वेंकटेश्वरलु , 

पुत्र श्री मुसलैया 
203/ 4 असाइनमेंट | शुष्क | 2672 | चेडेल्ला सुनीता, पत्नी श्री 

नागेश्वरराव 
203/ 2सी - 2 | असाइनमेंट | शुष्क 

243 चेडेल्ला सुनीता , पत्नी श्री 
पट्टा 

नागेश्वरराव 
430 / 4 असाइनमेंट | शुष्क 3845 चेडेल्ला सुनीता, पत्नी श्री 

नागेश्वरराव 
430 / 5 असाइनमेंट | शुष्क 5383 विद्यमान सड़क 

( तलारी राजशेखर , पुत्र 

श्री रंगैया ) 
209बी /1ए3 | निजी 

| शुष्क 202 ज्ञात नहीं 
1011/5 सरकारी | पोरम्बोकु | 4898 कल्लाम पोरम्बोके 
1142ए - 2 सरकारी | पोरम्बोके | 81 रोड पोरम्बोके 
1148- 2 

| सरकारी पोरम्बोके 41 रोड पोरम्बोके 
1415 - 2 सरकारी 

| 5708 वागु पोरम्बोके 
1422- 1 | सरकारी | पोरम्बोके | 1215 रोड पोरम्बोके 
959बी - 2 | सरकारी | पोरम्बोके 11335 चेरुवु 


पट्टा 


प्रकाशम 


22 


येरागोंडापलेम 


मिल्लमपल्ली 


पट्टा 


२२ 


पट्टा 


24 


25 


26 


मरकापुर 


मरकापुर 


27 


28 


वागु 


29 


ईदुपुर 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू/ एनएच -37014/ 06/ 2014/ एनएचडीपी- 4ए] 


माया प्रकाश ,निदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th March , 2016 


S . O . 1083 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S. 0 . 1179( E), dated : 05 .05 . 2015 , and S . O . 2036( E), dated:22. 07. 2015 and 
S. O . 2969 (E ), dated :30. 10 .2015 published in Gazette of India , Extraordinary , Part - II, Section -3, Sub -section ( ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/Two lane with paved shoulders, etc .,), 
maintenance, management and operation of National Highway No.565 in the stretch of land from Km .143/000 
to Km 304 /000 in the District Prakasham in the state of Andhra Pradesh . 


And whereas the substance of the said notifications has been published in “ The Hindu ” English daily 
on 29 .06 .2015 , and “ Sakshi” Telugu daily on 28 .06 .2015 , “ The Hindu ” English daily dated : 16 .08 .2015 , the 
“ Andhra Jyothi” Telugu daily on 16 . 08 . 2015 , “ The Hans India ” English daily on 10 . 11. 2015 and “ Andhra 
Jyothi” Telugu daily on 11. 11.2015 , under sub - section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas the received objections have been considered and disallowed by the Competent 
Authority . 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government here by declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
here by declared that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land in 
from km . 143. 000 to km . 304 .000 on the National Highway No. 565 in the Prakasham District in the State of 

Andhra Pradesh . 


Sl. No. 


Name of the 

District 


Name of the 
Mandal 


Name of the 

Village 


Survey No. Type of Land | Nature of Area in 

Land Sq.mts 


Name of the land owners 


206 / 1B 


Private 


Dry 


3076 


206 /2B 


Private 


Dry 


3723 


207 / 1B 


Private 


Dry1133 


207/2B 


Private 


Dry 


2 


105 


345/1A 


Private 


Dry 


2550 


345 /2A 


Private 


Dry 


566 


Prakasham 


Tarlupadu 


Kalujuvvalapadu 


1. Edigabakkaiah , S /o 
Chinnamalakondaiah 
2 . Nambula China 
Kondaiah , S /o Peddanna 
and others 
1. Tiruvayipati Chakrapani, 
S /o Rangaswamy 
1. Lakki settypedda 
Sriramulu S / o Bujji 
2 . Lakkisetty 
Velugondrayudu S /o 
Nelugondaiah and others 
Booragalapitchaiah S/o 
Kondaiah 
NaliEswaramma, W /o 
Balaiah 
Nali Eswaramma, W / o 
Balaiah 
Govt. land (Grazing 
poramboke ) 
1. Lingalavenkateswarlu S /o 
Venkataiah 
1. ChandaluriNarasamma, 
W /o Venkatasubbaiah 
Moodamanchu Katamraju 
S /o Lakshmaiah 
Gayam Venkata Kotireddy 
S /o venkatareddy 
Mekalakrishnaiah S / o 
Venkataiah 
1. Mekala Krishnaiah , S /o 
Venkataiah 
2 . Ummareddy Subbamma, 
W /o Velugondaiah 
3 . Dontaseethamma, W /o 
Venkatasubbaiah 


344 /3 


Govt. 


Poramboku 


| 7810 


87 /3 


Dry 


647 


Govt 
( D . K . Patta ) 

Govt 
( D . K . Patta ) 

Private 


87 / 4 


Dry 


3724 


110 / 1B 


10 


Dry 


1578 


110 /8B 


Private 


Dry 


2023 


111 /1A 


Private 


3157 


114 / 1B 


Private 


3683 


[ HC1 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


337 /5 


Assignment 


Dry 


121 


15 


33776 


Govt. 


Road 


405 


337 /7 


Assignment 


Dry 


2874 


Konakanamitla 


Marripalem 


27 / 29 


Private 


Dry 


1255 


18 


Kanigiri 


Challagirigilla 


55 / H - 2 


Private 


Dry 


607 


Kkmitla 


Kkmitla 


116 /2 


Gramakantam 


Dry 


121 


Mundlapativenkaiah , W / o 
China Venkataiah 
Road Poramboke 
Booragalamastanamma, 
W /o Venkateswarlu 
Borigorla Rosaiah S /o 
Balaiah 
Patchavaramaiah s /o 
Subbaiah and others 
1 . Kadiyamkondaiah , S /o 
China Venkateswarlu 
2 . Kadiyam Ramanaiah Slo 
China Venkataiah 
3 . Kadiyamvenkateswarlu , 
Slo Musalaiah 
Chedella Suneetha, W /o 
Nageswararao 
Chedella Suneetha, W /o 
Nageswararao 
Chedella Suneetha , W /o 
Nageswararao 
Existing Road 
( Talari Rajasekhar , S /o 
Rangaiah ) 


203 /4 


DRY 


2672 


203/ 2C - 2 


DRY 


243 


YERRAGONDAPALEM 


430 /4 


Assignment 

PATTA 
Assignment 

PATTA 
Assignment 

PATTA 
Assignment 
PATTA 


DRY 


Prakasham 


3845 


MILLAMPALLI 


23 


430 / 5 


DRY 


5383 


24 


25 


26 . 


27 


209B / 1A3 

101175 
1142A - 2 
1148 - 2 
1415 - 2 
1422 - 1 
959B - 2 


Private 
Govt 
Govt. 
Govt. 
Govt. 
Govt. 
Govt 


Idupur|MARKAPUR 


DRY 1 
Poramboku 
Poramboke 
Poramboke 

Vagu 
Poramboke 
Poramboke 


202 
4898 
81 
41 
5708 
1215 
11335 


| not known 

Kallam Poramboke 
| Road Poramboke 
Road Poramboke 
Vagu Poramboke 
Road Poramboke 
Cheruvu 


28 


29 


30 


MARKAPUR 


[F . No. RW /NH -37014 /06 /2014 /NHDP -IVA ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


